Six 


HD 


SAKAR 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 12 श्रावण, 1937 ( श० ) 
संख्या 551 राँची , सोमवार 

3 अगस्त, 20 15 ( ई० ) 


कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 
22 जुलाई, 2015 


संख्या- 02 / निग0 & 4 3/ 20 15 सह0 2011 .. श्री सुरेन्द्र सिंह, जिला सहकारिता पदाधिकारी, कोडरमा को 


कोडरमा जिला में वित्तीय वर्ष 2014- 15 में 1000 क्विंटल बीज वितरण में बरती गयी अनियमितता 


सरकारी राशि की गबन एवं दुर्विनियोग का प्रथम द्रष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप Civil Services 


( Classification, Control and Appeal) Rules , 1930 के नियम- 49A(1)(a) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित 


किया जाता है । 


2 . निलंबन अवधि में श्री सिंह को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम- 96 में उल्लेखित प्रावधानों के 


अन्तर्गत जीवन निर्वाह अनुदान जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा | 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 3 अगस्त , 2015 


3 . निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय संयुक्त निबंधक सहयोग समितियाँ दक्षिणी 
छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची का कार्यालय होगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

मनीषा जोसेफ तिग्गा , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 5 5 1 - 50 । 


